शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . 
से . भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


मत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 12 ] 


रायपुर , शुक्रवार , दिनांक 22 मार्च 2019 - चैत्र 1, शक 1941 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.— ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम, ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर रायपुर , दिनांक 14 जनवरी 2019 


क्रमांक ई - 1-21/2018/ एक - 2. - भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2015 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारियों को आवंटन वर्ष से 
04 वर्ष की सेवा, दिनांक 31-12-2018 को पूर्ण हो जाने के उपरांत , भा.प्र.से. ( वेतन ) नियम, 2007 के नियम 3( 1 ) ( 1 ) के परन्तुक के 
अंतर्गत, दिनांक 01-01-2019 से सेवा के वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान Pay Matrix Level-11 में पदोन्नत किया जाकर निम्नानुसार अस्थाई रूप से 
आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है 


क्र . 


वर्तमान पदस्थापना 


अधिकारी का नाम 

( 2 ) 


नवीन पदस्थापना 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


1 . 


श्री प्रभात मलिक 


मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत 
बस्तर. 


मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत 


बस्तर . 


207 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019. 


208 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


2 . 


श्री डी . राहुल 

वेंकट 


अनुविभागीय अधिकारी, बीजापुर तथा मुख्य 
कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत बीजापुर 
का अति . प्रभार. 


मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत 
बीजापुर तथा अनुविभागीय अधिकारी , 
बीजापुर का अति. प्रभार. 


3. 


सुश्री नुपूर राशि पन्ना 


मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत 
कोण्डागांव. 


मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत 
कोण्डागांव. 


4 . 


श्री विजय दयाराम के. 


अपर कलेक्टर , जिला- बिलासपुर 


अपर कलेक्टर, जिला -बिलासपुर 


5 . 


श्री हरीष एस. 


अपर कलेक्टर, जिला - रायगढ़ 


अपर कलेक्टर, जिला - रायगढ़ 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

कमल प्रीत सिंह , सचिव. 


गृह ( पुलिस ) विभाग 


मंत्रालय , महानदी भवन, अटल नगर , रायपुर 


अटल नगर रायपुर , दिनांक 31 जनवरी 2019 


क्रमांक एफ 7-03/2014/ दो - गृह/ भापुसे. - इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 08-01-2019 द्वारा श्री अजय यादव , भापुसे 
( 2004 ) पुलिस उप महानिरीक्षक, ( सुरक्षा ) पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 17-12-2018 से 31-12-2018 ( कुल 15 दिवस ) का 
अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है. श्री अजय यादव द्वारा स्वीकृत अवकाश का लाभ नहीं लिये जाने के कारण राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त 
अवकाश स्वीकृति आदेश को निरस्त किया जाता है. 


अटल नगर रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2019 


क्रमांक एफ 07-05/2018/ दो - गृह/ भापुसे. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जी . पी. सिंह , ( भापुसे -1994 ), पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस 
मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 28-01-2019 से 08-02-2019 तक ( कुल 12 दिवस ) का अर्जित अवकाश स्वीकृति किया जाता है. साथ ही 
दिनांक 27 जनवरी 2019 एवं 09 , 10 फरवरी 2019 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है . 


अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी . सिंह, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ 


2 . 
होंगे . 


3. 


अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्वमिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह ( भापुसे ) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

डी . पी . कौशल, अवर सचिव . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019 


209 


वाणिज्य एवं उद्योग विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर रायपुर , दिनांक 12 मार्च 2019 


क्रमांक एफ 8-2/2017/11/( 6 ).- राज्य सरकार को समाधान हो गया है कि राज्य में द्रुतगामी औद्योगिकरण के लिये, बायलरों के 
समस्त वर्ग को बायलर अधिनियम , 1923 ( 1923 का सं . 5 ) कि कतिपय उपबंधों से अपवर्जित किया जाना आवश्यक है . 


अतएव बायलर अधिनियम, 1923 ( 1923 का सं. 5 ) की धारा 34 की उप - धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, 
राज्य सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचना, “बायलर का स्वप्रमाणीकरण ” में विनियम क्रमांक ( 1 ) एवं ( 4 ) को निम्नलिखित संशोधित विनियमों से 
प्रतिस्थापित करती है , अर्थात् : 


संशोधित विनियम 


( 1 ) 


, 


बायलर का स्वामी अपने बायलर का मरम्मत ( रिपेयर ) कार्य, यदि आवश्यक हो , भारतीय बायलर विनियम -1950 के विनियम 392 
के अंतर्गत समुचित श्रेणी के मरम्मतकर्ता (रिपेयरकर्ता) के माध्यम से करायेगा तथा अपने बायलर का निरीक्षण, बायलर प्रचालन 
इंजीनियर नियम, 2011 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त ऐसे बायलर आपरेशन इंजीनियर से करायेगा, जो कि निम्नानुसार शैक्षणिक योग्यता 
एवं अनुभव रखता हो 
( क ) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मेकेनिकल/ प्रोडक्शन / पावर प्लांट / मेटलर्जिकल शाखा में डीग्री ; एवं 


( ख ) 


बायलर के डिजाइन/ मेनुफेक्चरिंग/ कमिशनिंग/ आपरेशन एवं मेन्टनेंस/निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण/उच्च दाब वेल्डींग निरीक्षण 
से संबंधित कार्य/ कार्यों में न्यूनतम 05 वर्षों का अनुभव हो . 


बायलर का मरम्मत कार्य तथा निरीक्षण, भारतीय बायलर विनियम -1950 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा . 


( 4 ) बायलर का स्वामी बायलर का प्रमाणपत्र तथा नियमों या विनियमों के अधीन यथाविहित निरीक्षण शुल्क के चालान सहित , निरीक्षण 

दिनांक से सात दिवस के भीतर छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षकालय को आनलाइन माध्यम से जमा करेगा. प्रमाणपत्र तथा चालान प्राप्ति 
पर , छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षकालय, निरीक्षण पुस्तिका ज्ञापन में प्रमाणपत्र तथा चालान दर्ज करेगा तथा सम्यक् रूप से पावतीकृत 
प्रमाण पत्र की एक प्रति बायलर के स्वामी को सात दिवस के भीतर आनलाइन माध्यम से वापस करेगा. इस योजना के अंतर्गत बायलर 

के स्वप्रमाणीकरण की प्रक्रिया, बायलर निरीक्षकालय द्वारा पावती के पश्चात् पूर्ण समझी जायेगी. 
इस योजना के अधीन, अन्य सभी विनियम , उपरोक्त संशोधनों से अप्रभावित रहेंगे. 


No. F 8-2 / 2017/ 11 /( 6 ). The State Government is satisfied that for rapid industrialization of State, it is 
necessary to exclude all classes of boilers from certain provisions of the Boilers Act, 1923 (No. 5 of 1923). 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (3 ) of section 34 of the said Act, the State 
Government, hereby replaces regulations (1) and (4 ) of notification , “ Chhattisgarh Self Certification of Boilers” , 
dated 20-03-2015, with amended regulations, namely : 


AMENDED REGULATIONS 


( 1 ) 


The owner of the boiler will carry out repairs , if necessary, of his boiler under Regulation 392 of Indian 
Boiler Regulations, 1950 through a repairer of appropriate class as recognized and shell get inspection done 
of his boiler through those Boiler Operation Engineers as recognized under Boiler Operation Engineers 
Rules , 2011 & having qualification and experience as mentioned below : 


( a ) 


Graduate in Mechanical/Production /Power Plant/Metallurtical Engineering from a recognized 
institution; and 


( b ) 


Minimum five years experience singly or cumulatively in the following fields related to boilers : 
Design /Manufacture /Commissioning/Operation & Maintenance / Inspection & Certification /High 
pressure welding inspection . 


210 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019 


[ भाग 1 


The repairs and inspection of boiler shall carry out as per the provisions of the Indian Boiler Regulations, 
1950 . 


( 4 ) 


The owner of the boiler shall submit crtificate of boiler within seven days from date of inspection along with 
challan of inspection fee as prescribed under rules of regulations to Chhattisgarh Boiler Inspectorate through 
online means. On receipt of certificate and challan the Chhattisgarh Boiler Inspectorate will record certifi 
cate & challan in Memorandum of Inspection book and then return acknowledgement to owner of the boiler 
through online means within seven days. The process of self-certification of boiler under this scheme shall 
be completed after acknowledgement by Boiler Inspectorate . 


All other regulations of said Notification will remain unaffected by these amendments. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

सुरेन्द्र सिंह बाघे , उप - सचिव. 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर , जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


कोरबा, दिनांक 9 जनवरी 2019 


क्रमांक 641 / अ -82 /2018-19. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( जिसे एतद् 
पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 द्वारा प्राधिकृत 

अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


कोरबा 


पोड़ीउपरोड़ा 


3.255 


धुंचापुर 
प.ह.नं. 37 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन 
संभाग , कोरबा जिला - कोरबा 
( छ.ग. ) . 


रामपुर 

जलाशय 
योजनांतर्गत मुख्य नहर 
निर्माण के लिए. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पोंड़ीउपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 
मो . कैसर अब्दुल हक , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019 


211 


( 1 ) 


( 2 ) 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


1681 


0.12 


1694/2 


0.11 


1687/1 


0.08 


1685 


0.18 


सूरजपुर, दिनांक 2 फरवरी 2019 


1687/2 


0.24 


1714 


0.10 


1711/2 


0.03 


1711/1 


0.13 


1712/1 


0.13 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/ अ -82/ 2017-18 . - चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन , 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम , 2013 ( अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की 
धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


1712/2 


0.13 


1712/3 


0.13 


1712/4 


0.13 


1712/5 


013 


1713 


0.10 


1782 


0.13 


अनुसूची 


1796 


0.60 
0.01 


1795 


1249 


0.05 


1257 


0.05 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - सूरजपुर 
( ख ) तहसील - भैयाथान 
( ग ) नगर / ग्राम - जूर 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.32 हेक्टेयर 


1258 


0.07 


1259 


0.07 


1274/1 


0.01 


1247 


1.00 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


योग 


30 


4.32 


( 1 ) 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - नवगई व्यपवर्तन 

योजना हेतु. 


1596 


0.23 


1597 


0.02 


1599 


0.01 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( रा. ), भैयाथान के कार्यालय में किया जा सकता है. 


1602 


0.02 


1603 


0.09 


1682 


0.12 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

के . सी . देवसेनापति , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


1604 


0.10 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय, सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बलौदाबाजार ( छ.ग. ) 


बलौदाबाजार, दिनांक 1 फरवरी 2019 


क्रमांक 189/ ELU/नग्रानि/2019. - एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि हथबंद निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं 
रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्र . 23, 1973 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के अधीन तैयार किया गया है और 
उसकी एक - एक प्रति ग्राम पंचायत भवन हथबंद/ प्रदर्शनी स्थल, अनुविभागीय अधिकारी ( रा.), सिमगा एवं सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम 
निवेश, बलौदाबाजार ( छ.ग. ) के कार्यालयों में दिनांक 04-02-2019 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए 


, 


212 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 मार्च 2019 


[ भाग 1 


उपलब्ध है. हथबंध निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है. 


अनुसूची 


हथबंद निवेश क्षेत्र की सीमाएं 


उत्तर में 


पश्चिम में : 
दक्षिण में 
पूर्व में 


ग्राम धोधा एवं सीतापार की उत्तरी सीमा तक , 
ग्राम सीतापार एवं हथबन्द की पश्चिमी सीमा तक . 
ग्राम हथबन्द एवं उड़ेला की दक्षिणी सीमा तक . 
ग्राम उड़ेला एवं धोधा की पूर्वी सीमा तक. 


यदि इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव 
हो , तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थल पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप 
से कार्यालय सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश , बलौदाबाजार ( छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए. 


भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि 
के भीतर प्राप्त हो , तो सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, बलौदाबाजार ( छ.ग. ) द्वारा विचार किया जावेगा. 


निरीक्षण स्थल : ग्राम पंचायत भवन हथबंद, तहसील सिमगा, जिला बलौदाबाजार- भाटापारा ( छ.ग. ) 


No. 189 /ELU / T. & C.P./2019. — Notice is hereby given that the existing land use maps and register in Hathband 
planning area has been prepared under sub section (i) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh 
Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from 04-02-2019 during office hour 
in the office ofGram Panchayat Bhawan Hathband / Exhibition Venue, office of Sub Divisional Officer (Revenue), 
Simga & Office of the Assistant Director, Town & Contry Planning Balodabazar (CG ). The limit of the Hathband 
Planning Area is defined in the schedule given below : 


SCHEDULE 


The Limits of Planning Area of Hathband 


NORTH 
WEST 
SOUTH 
EAST 


Village Dhodha and upto the Northern limit of village Sitapar. 
Village Sitapar and upto the Western limit of village Hathband . 
Village Hathband and upto the Southern limit of village Udela . 
Village Udela and upto the Eastern limit of village Dhodha . 


If there be any objection or suggestion with the existing land use map so prepared it should be send in 
writing to the Assistant Director, Town & Country Planning, Balodabazar ( CG ) or Inspection site writing a priod of 
30 days form the that date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette . 


Any Objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land 
use map before specified above will be considered by the Assistant Director, Town & Contry Planning, Balodabazar 
( CG). 


Inspection Site : Gram Panchayat Bhawan Hathband . Teh . Simga , Distt. Balodabazar-Bhatapara (CG ). 


बी . एल . बांधे , 
सहायक संचालक. 


